निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 श्रावण 1936 ( श० ) 
( संo पटना 626 ) पटना , वृहस्पतिवार , 31 जुलाई 2014 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग 


- - - 


अधिसूचनाएं 

28 जून 2014 
सं0 के / कारा / अ0नि0 -21 / 2008 - 3489 — भारत - संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कारा निम्नवर्गीय लिपिक संवर्ग नियमावली, 2008 के नियम 6 ( क ) में 
संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

बिहार कारा निम्नवर्गीय लिपिक संवर्ग (संशोधन ) नियमावली , 2014 
1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारम्भ - 

(1) यह नियमावली " बिहार कारा निम्नवर्गीय लिपिक संवर्ग (संशोधन ) नियमावली, 2014 " कही जा सकेगी । 
( 2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । 

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी । 
2. बिहारा कारा निम्नवर्गीय लिपिक संवर्ग नियमावली, 2008 के नियम 6 (क ) में प्रयुक्त शब्द " मैट्रिक या समकक्ष 
परीक्षा शब्द " इन्टरमीडिएट (10 + 2 ) या समकक्ष परीक्षा " द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव, 
अपर सचिव - सह -निदेशक, प्रशासन । 


TOER JGTC (37HTTPUT), 31 Gris 2014 

The 28th June 2014 


No. / CRT/ 31010 – 21 / 2008 – 3489 — In exercise of powers conferred by proviso to 
Article 309 of the Constitution of India , the Governor of Bihar makes the following rules to 


amend the Rule No -6 (a ) of the Bihar Jails Lower Division Clerks Cadre Rules, 2008 : 


we 


Bihar Jails Lower Division Clerks Cadre (Amendment) Rules 2014 
1. Short title , extent and commencement : 
(1) This rule may be called “ Bihar Jails Lower Division Clerks Cadre 

( Amendment) Rules, 2014 ” . 
(2 ) It shall extend to the whole of the state of Bihar. 

(3 ) It shall come into force with immediate effect. 

2. The words used in rule 6 (a) of the Bihar Jails Lower Division Clerks Cadre 
Rules, 2008 "Matric pass of equivalent degree " shall be substituted by the words 
" Intermediate (10 + 2 ) pass or equivalent examination ." 

By order of the Governor of Bihar , 

SATYENDRA NATH SRIVASTAWA, 
Additional Secretary- Cum - Director (Administration ). 


vern 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JJC ( 37HTERUT ) 626 - 571+ 1000 - ÀOTOpoj 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


